रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 18 , 2018 / आश्विन 26 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18 , 2018 /ASVINA 26 , 1940 


सं . 751 


No . 751 ] 


NEW DELHI, 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 अक्तूबर , 2018 

सं . 54/ 2018-सीमाशुल्क ( एडीडी ) 
सा . का. नि . 1045( अ). – जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य ( एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया 
गया है ) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित “ एलॉय स्टील के स्ट्रेट लेन्थ बार्स और राड्स " 
( एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्त से संदर्भित किया गया है , जो कि सीमाशल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 
51 ) ( एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7228 के 
अन्तर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में , जिसे अधिसूचना सं . 6/10/ 2017-डीजीएडी , 
दिनाँक 5 सितम्बर , 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग I, खण्ड | में प्रकाशि 
निर्णय पर पहुँचे हैं कि 

( क ) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में आयात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था ; 
( ख ) विषयगत देश से इस प्रश्नगत आयात के कारण यहाँ के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है; और 
( ग ) यह क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु का फालतू आयात के कारण हुई है । 

और उन्होंने इस पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 
और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है; 

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण 
तथा क्षति निर्धारण) नियमावली , 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की 
उपधारा ( 1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों 
पर विचार करने के पश्चात , एतद्द्वारा, 


6151 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


(I) वस्तुओं (फोर्ड बार्स और टूल तथा डाई स्टील को छोड़कर ) जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3) में 
विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम ( 2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के 
अन्तर्गत आती है, जो कि कॉलम ( 4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम ( 6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की 
तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम ( 10) की तत्संबंधी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम ( 9 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम ( 8) की 
तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है : 

सारणी 
शीर्ष | उत्पाद का विवरण मूलतः निर्यातक देश उत्पादक निर्यातक 

शुल्क की इकाई 

मुद्रा 
उत्पादन का 

राशि 


क्रम 


देश 


चीन 


मी 


चीन 


42 


लि . 


। ( 1 ) | ( 2 ) 

( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

| ( 8) (9) | (10) | 
एलॉय बार्स और 

मैसर्स बेंगांग स्टील | क ) मैसर्स बेंक्सी आयरन 
राड्स , स्ट्रेट लेन्थ के, 

प्लेट्स कं . लि ., एन्ड स्टील हांग कांग 
चाहे ये हॉट रोल्ड , 

लिमिटेड 
चीन 
हॉट ड्रान , कोल्ड ड्रान , 
जनवादी 

ख ) मैसर्स हैंगझाउ 
जनवादी 

अमे . 
7228 कोल्ड एक्सटूडेड , 

कोजेनेरेशन (हांग कांग) 155 .82 / 
गणराज्य गणराज्य 
पील्ड बार , सर्फेस 

डॉलर 

कं . लि . 
मशीन्ड, पॉलिस्ड , 

ग ) बर्विल रिसोर्सेस 
ब्राइट बार, फोर्ड हो 

लिमिटेड 
या नहीं। 
एलॉय बार्स और 

क ) मैसर्स डाई 
राड्स , स्ट्रेट लेन्थ के , 

स्पेशल स्टील कं . लि . क ) मैसर्स डाई स्पेशल 
चाहे ये हॉट रोल्ड , 

ख ) जियांग्सू सीपी | स्टील कं . लि . 

चीन 
हॉट ड्रान , कोल्ड ड्रान , 

जिंगचेंग स्पेशल 
जनवादी जनवादी 

अमे . 
7228 कोल्ड एक्सटूडेड , 

स्टील कं . लि . ख ) जिनागइन जिंगचेंग 44. 89 
गणराज्य गणराज्य 

डॉलर 
पील्ड बार , सर्फेस 

ग ) जिनागइन स्पेशल स्टील वर्क्स कं . 
मशीन्ड , पॉलिस्ड , 

जिंगचेंग स्पेशल 
ब्राइट बार , फोर्ड हो 

स्टील वर्क्स कं . लि . 
या नहीं। 
एलॉय बार्स और राड्स , 

नॉन सेम्पल्ड कॉ - नॉन सेम्पल्ड कॉ 
स्ट्रेट लेन्थ के , चाहे ये 

ऑपरेटिंग 

ऑपरेटिंग 
हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान , 

प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स , प्रोड्यूसर/ एक्सपोर्टर्स , 
कोल्ड ड्रान, कोल्ड जनवादी जनवादी जो कि इस 
7228 

एक्सटूडेड, पील्ड बार, | गणराज्य गणराज्य अधिसूचना की । की अनुसूची में दिए गए 
सर्फेस मशीन्ड, 

अनुसूची में दिए गए हैं । 
पॉलिस्ड , ब्राइट बार , 
फोर्ड हो या नहीं । 
एलॉय बार्स और राड्स , चीन चीन 
स्ट्रेट लेन्थ के, चाहे ये । जनवादी जनवादी 
हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान , गणराज्य 

गणराज्य 
कोल्ड ड्रान , कोल्ड 

अमे . 
4 7228 

अन्य सभी अन्य सभी 

185 .51 मी . टन 
एक्सटूडेड, पील्ड बार, 

डॉलर 
सर्फेस मशीन्ड , 
पॉलिस्ड , ब्राइट बार , 

फोर्ड हो या नहीं । 
और साथ ही 
(II) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7228 के अंतर्गत आने वाले फोर्ड बार्स और टूल तथा डाई स्टील 
पर भी प्रतिपाटन शुल्क लगाती है तथा यह प्रतिपाटन शुल्क 659. 91 अमे . डॉ ./ मैट्रिक टन के समतुल्य रूपए और ऐसी वस्तु के 
अवतरण मूल्य के अंतर के बराबर होगा । 


चीन 


चीन 


। जाकि इस आधसूचना 


98. 62 । मी . टन 


5. 62 


मी . टन अमे . 


। 


ith 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क को उपर्युक्त क्रम संख्या (I) और ( II) में उल्लिखित निम्नलिखित वस्तुओं पर नहीं वसूला 
जाएगा: 

(i) बार्स और राड्स , अनियमित रूप से वाउन्ड क्वायल्स वाले ; 
(ii ) हाई स्पीड स्टील जैसे कि एलॉय स्टील , जिसमें तीन तत्वों यथा यह मोलिबडेनम ( Mo ), टंगस्टन ( W) और 

वेनाडियम ( V ) में से कम - से- कम 2 तत्व भार हिसाब से 7 % या अधिक के संयोजन में हों , कार्बन 0. 6 % और 

क्रोमियम 3 % से 6 % तक हो , चाहे इसमें अन्य तत्व हों या नहीं ; 
( iii ) टूल और डाई स्टील : निम्नलिखित में से किसी भी संयोजन से इस श्रेणी में निम्नलिखित संयोजनों में से कोई 

भी संयोजन वाला स्टील आता है: 


i. कार्बन > = 0. 50 % क्रोमियम मिश्रित > = 1 . 0 % , निम्नलिखित तत्वों से संयोजन में : 
( क ) निकिल > = 1.0 % 
( ख ) मोलिबडेनम > = 0. 2 % 
( ग) वेनाडियम > = 0.2 % 


ii . कार्बन > = 0 . 30 % टंगस्टन के मिश्रण में > = 0 . 40 % 


iii. कार्बन > = 0. 30 % मैगनीज मिश्रित > = 1. 0 % और क्रोमियम > = 1. 0 % निम्नलिखित तत्वों से संयोजन में : 
( क) निकिल >= 1.0 % 
( ख) मोलिबडेनम > = 0. 2 % 
(ग) वेनाडियम > = 0. 2 % 


( iv ) होलो ड्रिल बार्स एन्ड राड्स ; 
(v ) क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटेड बार्स और राड्स ; 
( vi ) रिइन्फोर्समेंट बार्स , जिनमें रिब्स/ गूब्स / इंडेंटेशन हों , जिनका प्रयोग कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट में प्रयोग किए जाते 

हों : 
(vii ) स्टेनलेस स्टील बार्स; 
( viii ) हॉट - रोल्ड राउन्ड बार्स, जिनका व्यास 210 मिली से अधिक हो । 

अनुसूची 
क्रम सं . | उत्पादक /निर्यातकों का नाम 

2 
1 . शांडोंग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड , लाइव्यू कंपनी लि ., चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक और निर्यातक ) 
2. शी गांग जिंग चेंग इक्यूपमेंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफेक्चरिंग कं .लि . लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक 

और निर्यातक ) 
| शीज़ीयाज़ूआंग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक ) और शीज़ीयाज़ूआंग आयरन 

एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड एलजी इंटरनेशनल कार्पोरेशन , चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) 
| शांडोंग शौगूआंग जूनेंग स्पेशल स्टील कं . लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक) और शांडोंग शौगूआंग 
| जुनेंग स्पेशल स्टील कं . लिमिटेड और बर्विल रिर्कोसिज लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) 
जिआंगसू लिआंगफेंग एनर्जी इक्यूपमेंट कं., लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक ) और जिआंगसू लिआंगफेंग 
एनर्जी इक्यूपमेंट कं . लिमिटेड और बर्विल रिसैसिज लिमिटेड , चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) 


3. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


जेनिथ स्टील ग्रुप कं . लिमिटेड , चीन जनवादी गणराज्य ( उत्पादक ) तथा जेनेसिस रिसैसिज लिमिटेड, टॉपटिप 

होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड साइनो मैटेरियल कं , लिमिटेड , चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) 
7 . जियांगसू लिहुई आयरन एंड स्टील कं . लिमिटेड , चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक ) और एडलर स्टील लिमिटेड, 

| बी एंड एल इंटरनेशनल कं . लिमिटेड और जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड जिंदल शॉ , चीन जनवादी गणराज्य 

(निर्यातक ) 
2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से 05 वर्ष की अवधि तक ( यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है , इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या 
इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो ) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा । 
स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए 
( क ) इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात के “ अवतरण मूल्य ” से अभिप्राय उस आंकलन किए जाने वाले मूल्य से है जिसका 
निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 
1975 की धारा 3, 3क , 8ख , 9 और 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं । 
( ख ) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए लागू की जाने वाली विनिमय दर वही होगी जो कि सीमा शुल्क 
अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय- समय पर जारी की गई 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत 
तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 46 के अंतर्गत “बिल ऑफ इंट्री ” को प्रस्तुत किए 
जाने की तारीख होगी । 

[ फा . सं. 354/ 354/ 2018-टीआरयू] 

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th October, 2018 

No. 54 /2018 -Customs (ADD ) 
G .S .R . 1045 (E ). — Whereas, in the matter of “ Straight Length Bars and Rods of Alloy Steel” 
( hereinafter referred to as the subject goods ), falling under heading 7228 of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ) ( hereinafter referred to as the Customs Tariff Act ), originating in, or 
exported from China PR (hereinafter referred to as the “ subject country ), and imported into India , the 
designated authority vide its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary , Part I, Section 1 , 
vide notification No . F . No. 6 / 10 / 2017 -DGAD , dated the 5th September, 2018 , has come to the conclusion 
that - 
(i) the subject goodshave been exported to India from the subject country below normal value; 

the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject 

country ; and 
( iii ) the injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country . 

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, 
originating in , or exported from subject country and imported into India, in order to offset dumping and 
injury ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 5 ) of section 9A of the 
Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and 
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 , the 
Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby 
imposes, - 


[ HPT II - 2005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) on the goods, the description of which is specified in column (3 ) of the Table below (except forged 
bars and tool and die steel), falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified 
in the corresponding entry in column (2 ), originating in the countries as specified in the corresponding entry 
in column ( 4 ), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column ( 5 ), produced by 
the producers as specified in the corresponding entry in column (6 ), exported by the exporters as specified in 
the corresponding entry in column (7 ), and imported into India , an anti-dumping duty at the rate equal to the 
amount as specified in the corresponding entry in column (8 ), in the currency as specified in the 
corresponding entry in column ( 10 ) and as per unit ofmeasurement as specified in the corresponding entry in 
column (9 ) of the said Table, namely : 


TABLE 


Heading 


Country 


Country 


Producer 


Exporter 


Unit 


Duty 
Amount 


Currency 


| Product 

Description 


No. 


of 


of 


Origin 

(4 ) 


( 2 ) 


Export 

(5 ) 


( 1 ) 


(3 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


Alloy bars and rods 
in straight length , 
whether or not hot 
rolled , hot drawn , 
cold drawn , cold 
extruded , peeled 
bar, surface 
machined , polished , 
bright bar, forged 


(6 ) 
M /s 
Bengang 
Steel 
Plates Co., 
Ltd 


1 


(7 ) 
a ) M /s Benxi Iron 
and Steel Hong 
Kong Limited 
b ) M /s. Hangzhou 
Cogeneration 
(Hong Kong) Co . 
Ltd . 
c ) Burwill 
Resources 
Limited 


China 
PR 


7228 


China 
PR 


155.82 


MT | USD 


Alloy bars and rods 
in straight length , 
whether or not hot 
rolled , hot drawn , 
cold drawn, cold 
extruded , peeled 
bar, surface 
machined , polished , 
bright bar , forged 


a ) M /s Daye 
Special Steel Co., 
Ltd . 


China 


2 


7228 


China 
PR 


44 .89 


MT USD 


PR 


b ) Jinagyin 
Xingcheng 
Special Steel 
Works Co ., 
Ltd . 


a ) M /s Daye 
Special Steel 
Co., Ltd . 
b ) Jiangsu 
CP 
Xingcheng 
Special Steel 
Co., Ltd . 
c ) Jinagyin 
Xingcheng 
Special 
Steel 
Works 
Co., Ltd 
Non 
Sampled Co 
operating 
Producer/ 
Exporters 
listed in the 
Schedule to 
this 
notification 


Non 
Sampled Co 
operating 
Producer/Exporters 
listed in the 
Schedule to this 
notification 


3 


7228 


98 .62 


MT USD 


Alloy bars and rods 
in straight length , 
whether or not hot 
rolled , hot drawn , 
cold drawn, cold | China PR China PR 
extruded , peeled bar, 
surface machined , 
polished , bright bar, 
forged 
Alloy bars and rods 
in straight length , 
whether or not hot 
rolled , hot drawn , China PR China PR 
cold drawn , cold 
extruded , peeled bar , 
surface machined , 
polished , bright bar, 
forged 


4 


7228 


All Others 


All Others 


185.51 


MT 


MT USD 


(II) on the forged bars and tool and die steel falling under heading 7228 of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, an anti-dumping duty equal to the difference between rupee equivalent of USD 
659 .91/MT and the landed value of such goods. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


Provided that the said anti-dumping duty , as mentioned at S . No. (I) and ( II) above , shall not be levied on 
following goods, namely: - 

(i) bars and rods in irregularly wound coils ; 
( ii ) high Speed Steel i.e. alloy steels containing , with or without other elements , at least two of the 

three elements namely Molybdenum (Mo), Tungsten (W ) and Vanadium (V ) with a combined 

contentby weight of 7 % or more , 0.6 % ofmore of Carbon and 3 % to 6 % of Chromium ; 
( iii ) tool and Die Steel: of any of the following combinations : 


i. Carbon > = 0 .50 % along with Chromium > = 1.0 % in combination of any of the following elements: 

(a ) Nickel > = 1.0 % 
(b ) Molybdenum > = 0 .2 % 
(c) Vanadium > = 0.2 % 


ii. 


Carbon > = 0 . 30 % in combination with Tungsten > = 0 .40 % 


iii. Carbon > = 0 . 30 % along with Manganese > = 1 .0 % and Chromium > = 1.0 % in combination of any of the 

following elements: 
(a) Nickel >= 1.0 % 
(b ) Molybdenum > = 0.2 % 
(c ) Vanadium > = 0 .2 % 


(iv ) 


(v ) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 


hollow drill bars and rods; 
bars and rods electroplated with chrome; 
reinforcement Bars having ribs / grooves / indentations, used for concrete reinforcement; 

stainless Steel bars ; 
hot-rolled round bars exceeding diameter 210 mm . 

SCHEDULE 


S . No . 


Name of the Producer /Exporters 


( 1 ) 


( 2 ) 


Shandong Iron and Steel Company Limited , Laiwu Company , China PR (Producer & Exporter ) 
Shi Gang Jing Cheng Equipment Development and Manufacturing Company Limited , China PR 
( Producer & Exporter) 
Shijiazhuang Iron and Steel Company Limited , China PR (Producer) and Shijiazhuang Iron and 
Steel Company Limited and LG International Corp ., China PR (Exporter) 
Shandong Shouguang Juneng Special Steel Co ., Ltd ., China PR (Producer) and Shandong 
Shouguang Juneng Special Steel Co ., Ltd . and Burwill Resources Limited , China PR (Exporter) 
Jiangsu Lianfeng Energy Equipment Co., Ltd ., China PR (Producer ) and Jiangsu Lianfeng Energy 
Equipment Co., Ltd . and Burwill Resources Limited , China PR ( Exporter ) 
Zenith Steel Group Co., Ltd ., China PR (Producer) and Genesis Resources Ltd , Toptip Holding Pte 
Ltd and Sinomaterial International Co ., Ltd China PR (Exporter ) 
Jiangsu Lihuai Iron and Steel Co., Ltd ., China PR ( Producer ) and Adler Steel Limited , B & L 
International Co ., Ltd and GS Global Corp & Jindal Saw , China PR (Exporter ) 


2 . The anti -dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years 
(unless revoked , superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette and shall be paid in Indian currency . 


[ 411 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


Explanation . - For the purposes of this notification , - 
(a ) “ landed value ” of imports for the purpose of this notification means the assessable value as determined by 
the customs under the Customs Act , 1962 and includes all duties of customs except duties levied under 
sections 3, 3A , 8B , 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975 ; 
(b ) rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti -dumping duty shall be the rate 
which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962. 

[ F . No. 354 / 354 / 2018 - TRU ] 
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


SARVESH 
KUMAR 


Digitally signed by 
SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 
Date : 2018 . 10 .20 
17 :08 : 29 + 0530 


